निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1097 ) पटना , बुधवार , 25 सितम्बर 2019 


समाज कल्याण विभाग 


( सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ) 


अधिसूचना 


1 अगस्त 2019 


सं 01 / सा0सु0 विविध-22 / 09 - स.क.-2079 - " माता -पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण 
पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 " को राज्य में लागू किये जाने के क्रम में अधिनियम के 
कंडिका - 15 (2 ) में यह प्रावधान है कि गठित अपील अधिकरण का अध्यक्ष जिला पदाधिकारी से 
अन्यून होंगे । इसके आलोक में अधिसूचना संख्या- 2302 दिनांक 09 . 11.2011 द्वारा अपील की 
सुनवाई हेतु सभी जिला में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील 
अधिकरण गठित की गई है । राज्य सरकार द्वारा इस अपील अधिकरण के अध्यक्ष हेतु प्रधान 
न्यायाधीश के स्थान पर जिला पदाधिकारी को नामित करने का निर्णय लिया गया है । उक्त के 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 सितम्बर 2019 


आलोक में अपील अधिकरण का अध्यक्ष परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर जिला 


पदाधिकारी को नामित किया जाता है | 


प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 62327 दिनांक 29 .07. 2019 द्वारा 


सहमति प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार, 

विशेष सचिव , 
समाज कल्याण विभाग | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1097 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


